निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 16 


26 चैत्र 1936 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

16 अप्रील 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
विधेयक, 

उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3_भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


--- 


2 


बिहार गजट , 16 अप्रील 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

13 अप्रील 2014 
सं 0 ई2-2031 / 88–3362— श्री जय किशोर सिंह, उप –निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद को कार्यहित में दिनांक 15.04.2014 से दिनांक 
13.05.2014 तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी - सह -जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
हुसैन यूसुफ रिजवी, संयुक्त सचिव । 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचनाएं 

10 अप्रील 2014 
सं ० 3146 - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा -45 टी की उप - धारा (1) एवं धारा -58 
( ई) की उप - धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित पंक्ति 
के पदाधिकारियों को किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा में छुपाए हुए धारा -45 एस के प्रावधानों के उल्लंधन 
में जमा के प्रतिग्रहण से संबंधित दस्तावेजों को तलाश करने हेतु तलाशी करने हेतु अधिपत्र निर्गत के लिए आवेदन देने तथा , 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2 ) की धारा -58 बी की उप - धारा (5 ए ) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध 
के संबंध में न्यायालय में लिखित परिवाद दायर करने हेतु प्राधिकृत करते हैं : 

( क ) पुलिस अवर निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के सभी पुलिस पदाधिकारी, 
( ख ) आर्थिक अपराध ईकाई एवं निगरानी अन्वेषण व्यूरों में नियुक्त / पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक से 

अन्यून पंक्ति के सभी पुलिस पदाधिकारी , एवं, 
( ग) राज्य के सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी । 

यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगा । 
( 3) इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश निरसित समझे जाएँगें । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ह ० / -अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


The 10th April 2014 
No.3146 — In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) of section 45 T and the proviso 
to Sub -section ( 1) of section 58 E of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act NO 2 of 1934) the 
Governor of Bihar is hereby pleased to authorise the following rank of officers to make an application 
before the court for issuance of warrant to search documents relating to acceptance of deposit in 
contravention of the provisions of section 45 S secreted in any place within the local limit of the 
Jurisdiction of such court and to file a complaint in writing in respect of any offence punishable under sub 
section (5A ) of section 58 B of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act No 2 of 1934) : 

(a ) All police officers not below the rank of Police Sub -inspector. 


बिहार गजट , 16 अप्रील 2014 


3 


(b ) All police officers not below the rank of Police Sub - inspector employed /posted in 


Economic Offences Unit and Vigilance Investigation Bureau , and . 


(c ) All Executive Magistrates of the State. 
2. It shall come into force with immediate effect . 


3. All previous order issued in this regard shall be deemed to be repealed . 

By the order of the Governor , 
Sd /-Illegible , Special Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 04-571 + 20- डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


